PART. I ] 


HARYANA GOVT GAZ.,S - P7. 28. 1999 (ASVN 6, 1921 SAKA ) 


639 


गृह विभाग 


दिनांक 


23 अगस्त , 1999 


संख्या 12414/पी0- ( 4 ).- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित 
भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्यान् गांव मतलोड , तमीन तथा जिला पानीपत में पुलिस थाना 
मतलौडा : भवन तथा उसके कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण के लिये प्ररेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन 
अधिनियम 1894 , (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , गृह विभाग , अधिसूचना संख्या 9197 / डी . 4 
दिनांक 25 अगस्त 1998 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित , 
भूमि , उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, ( 1894 का अधिनियम -1) की धारा 6 में उपबन्धों में प्रधीन 
उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कनैक्टर, पानीपत , . कार्यालय में किया 
जा सकता है । 


विशिष्टियां 


ভিলা 


तहसील 


गांव 


खसरा सं . 


क्षेत्रफल 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


5 


पानीपत 


पानीपत 


मतलौडा 


32 


166 
मिन उत्तर . 


पादियाना रोड उतर 
दिशा की तरफ 


बी . डी . ढालिया , 


. 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग , चण्डीगढ़ । 


HOME DEPARTMENT 


The 23rd August , 1999 
No. 12414/ P- 4. - Whereas the Governor of Haryana is satisfies that the land described in the 
specifications below is needed by the Government, at public expans3, for a public purpose , namely, for 
the construction of building for Police Station , Matjauda and family quarlers for the staff in village 
Matlauda , Tehsil and District Panipat, for which Haryana Government , Home Department , notifi . 
cation No. 9127/D -4, dated the 25th August, 1998 , under Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 
( Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the land described in the specifications 
below is needed for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 , for 
the information of all to whom it may concern . 

The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acqui 
sition Collector, Panipat, 


640 


HARYANA GOVT GAZ , SEPT. 28 , 1999 (ASVN 6 , 1921 SAKA ) 


| PARTI 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Kbasra 
Number 


Kanal 


Marla 


Panipat 


Panipat 


Matlauda 


32 


166 Min . 
North 


Towards north side 
from Adiyana road . 


B. D. DHALLA , 


Financial Commissioner and Secretary 10 Government , Haryana , 

Home Department , Chandigarh. 


लोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा हांसी 


दिनांक 24 अगस्त , 1999 


है 


सं ० 842.-- चूंकि 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते है कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक 
पर, किसी मार्वजनिक प्रयोजन नामत : बावत कन्सट्रक्सन कुम्मा से बरकड़ा रोड जिला हिसार के लिए 
अपेक्षित है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 


यह घोषणा , 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है, जो इस से संबंधित हो सकते हैं । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हए अधिकारियों 
को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी अपनी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्रधिकृत करते हैं । 


कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर में अपनी आपसी लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, पी ० डबल्यू ० डी ०. वी ० एण्ड पार ० हिसार 
एवं उपमण्डल अधिकारी ( ना . ), भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लो ० नि ० वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा, हांसी के सम्मुख दायर कर सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र गांव 


रक्टेंगल न /किला नं ० 


क्षेत्रफल . 
एकड़ों में 


हदवस्त नं . 


2 


ܚ 


3 


4 


5 


हिसार . 


हांसी 


217 


297x40 


216 


कुम्भा , 125 


4840x9 


5.6 


1,10 


%3 


30.27 एकड़ 


/ 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ . SEPT . 28, 1999 (ASVN 6 , 1921 SAKA ) 


641 


1 


2 


3 


4 


5 


8 46X40 


25 


हांसी 


TCT, 127 


4840X9 


9 , 10/1, 10/2, 11, 12 , 13 , 14 , 
15 , 16 , 17, 18 , 19 


= 0.77 F 


1485X29 


26 


484 OX 9 


11, 12, 13 , 14 , 15, 16 , 17 , 18 , 
19. 20/1, 20/2 


= 0.98 353 


27 


11, 12 , 13 , 18 , 20, 22, 23 


604X40 


40 


4840X9 


2 , 3 , 8 , 9 , 12, 13, 18 , 19 , 22 , 


23 


= 0.55 * 
1970X47 


53 


4840X9X2 


2 , 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19/1, 
19/2 


= 1.06 V 


कुल जोड़ 


= 3.63 € 


( EFTT.) 

para ofer , 
लो ० नि ० वि ० , भ ० एवं सड़क शाखा , 

( qa ), of 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 

JIND CIRCLE 


Tino 24th August, 1999 
No. 842 .--Where it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be 
taken by the Government at public exponges, for a public purpose , namoly, constg . Kumbha to Kharkhara 
toad in Hisar District. 


it is hereby notified that the land in locality described below is likely to be acquired for the above 
purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred of the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen , 
to cater upon and survey any land in the locality and to do all other acis required or permited by that 
section 


GOVT. 


642 


HARYANA GOVT . GAZ . SEPT . 28 , 1999 ( ASVN 6. 1921 SAKA ) 


[ PART 1 


Any porsons interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within 30 days of the publication of this notification file an objoction , in writing , before the Land 
Acquisition Collector, Haryena, PWD , B & R Braach Hisar Sub -Divisional Officer( C ) -cum - Land 
Acquisition Collector, Hansj . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khagra 


Locality / Village 
Hadbast No. 


Aroa 
in acrcs 


Roslanglo 
Number 


2 


3 


4 


5 


6 


Hisar 


Hansi 


297x40 


217 


216 


Kumbha 
HB No. 125 


484009 


5 , 6 


1 , 10 


-0.27 
Acres 


Hisar : 


Hansi 


846x40 


25 


. 


Kharkhara 
HB No. 127 


4840x9 
= 0.77 
Acro 


9 , 10/1 , 10/2 , 11 , 12, 13, 14 , 
15 , 16 , 17 , 18 , 19 


1485x29 


26 


3 


1 


4840x9 
-0.98 
Aores 


11, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 
19 , 20/1 , 20/2 


27 


604x40 


11 , 12 , 13 , 18 , 20 , 22 , 23 


4840,9 
= 0.55 


40 


2 , 3 , 8 , 9 , 12 , 13, 18 , 19 , 22, 23 


Aores 


1970x47 


53 


4840x9x2 
= 1.06 


2 , 3 , 8, 9, 12 , 13, 18 , 19/1, 19/2 


Acres 


G. Total 


3.63 


Agres 


y 


(sd .) . 

Suprintending Engineer 
Jind Circle , P.W.D., B. & R . Br. 

Jind . 


+ 


